सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 कार्तिक , 1937 ( श० ) 
संख्या 769 राँची, शनिवार 

24 अक्टूबर, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

21 सितम्बर , 2015 
संख्या - 03/ प्रो0- 02 - 10/ 2015 का . 8468 / झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित 
पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 37, 400 - 67, 000 /- ग्रेड पे 
8700 /-) से अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि ( वेतनमान रू0 37 , 400 - 67 , 000 /- ग्रेड पे 8700/ -) में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


क्र0 पदाधिकारी का नाम| कोटि | वर्तमान पदस्थापन 
सं0 क्रमांक / गृह जिला 


1 


श्री राम सागर 


परियोजना निदेशक , समेकित जनजातीय विकास अभिकरण , 
सिमडेगा 


369/ 03, पलामू 


श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय 414 / 03 , सचिव, राज्य मानवाधिकार 


आयोग, झारखण्ड , राँची | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 24 अक्टूबर , 2 0 15 

अतिरिक्त प्रभार सचिव , एस0आई0टी0 , राँची 


भोजपुर 


श्री भवानी प्रसाद लाल दास संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची 
430/ 03, सहरसा 


श्री विमल 


संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, 
राँची 


438 / 03, सारण 


श्री जगजीत सिंह 439 / 03, परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , 
मधुबनी 

राँची 


| श्रीमती मीना ठाकुर 
440 / 03, वैशाली 


उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद्, देवघर 


| श्री दिलीप कुमार झा 


| संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची 


442 / 03, दरभंगा 


श्री बिरसाय उरांव 


उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद्, चतरा 


444 / 03, गुमला 


| श्री अरविन्द कुमार 447/ 03, उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
पटना 

परिषद्, बोकारो 


| श्री बंधना कुल्लू 


संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 


451/03, प0 सिंहभूम 


| श्री विजय कुमार 457/ 03, संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड , 
पटना 

राँची 


श्री ढावठा दिनेश उराँव परियोजना निदेशक , समेकित जन - जाति विकास अभिकरण , 
501/ 03, गुमला 

| लोहरदगा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 24 अक्टूबर, 2015 
2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा प्रोन्नत 
पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी । 


3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- डब्ल्यू0पी0 ( एस0) संख्या- 3795 / 03 में माननीय 
न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 76 9 – 50 । 


